निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


विधेयक, 


31 श्रावण 1940 ( श 0 ) 
संख्या 34 

पटना, बुधवार , 

22 अगस्त 2018 ( ई 0 ) 

विषय- सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 

भाग- 5 -बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
भाग- 1-नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और 

उक्त विधान मंडल में 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-13 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में 
भाग-1- ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0, आई 0एससी 0, 

पुरःस्थापन के पूर्व 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , 

एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , 

भाग-7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
लॉ भाग-1 और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 - इन 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
एड0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
आदि । 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग -1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 -बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 -विज्ञापन 

--- 
निकाले गये विनियम , 

भाग-9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
अधिसूचनाएं और नियम आदि। 14-14 

भाग -9- ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
भाग- 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

सूचनाएं इत्यादि । 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग- 4 -बिहार अधिनियम 

पूरक - क 

15-16 


- 


--- 


आदेश , 


--- 


2 


बिहार गजट , 22 अगस्त 2018 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत 


सूचनाएं । 


खान एवं भूतत्व विभाग 


अधिसूचना 

9 अगस्त 2018 
सं 0 बी 0 एम0 डी 0 सी0-180-17 / 99-3300 / एम0- Bihar State Mineral Development Corporation 
Ltd. (बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेडद्ध के निदेशक पर्षद् ( Board of Directors ) को तत्कालिक प्रभाव से 
अगले आदेश तक के लिए निम्नांकित रूप से गठित किया जाता है: 
1 . श्रीमती अंशुली आर्या, भा 0 प्र 0 से 0 

अध्यक्ष 
प्रधान सचिव , 
खान एवं भूतत्व विभाग , 

बिहार , पटना । 
2 . श्रीमती अंशुली आर्या, भा 0 प्र0 से0 

सरकारी सदस्य 
प्रधान सचिव, 
खान एवं भूतत्व विभाग, 
बिहार , पटना । 
श्री डी 0 के 0 शुक्ला, 

सरकारी सदस्य 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक , 
पर्यावरण एवं वन विभाग, 
बिहार , पटना । 
श्री पंकज कुमार सिंह, 

सरकारी सदस्य 
उद्योग निदेशक, 

बिहार, पटना । 
5 . पाण्डेय संतोष कृष्ण सहाय, बि 0 वि 0 से 0 

सरकारी सदस्य 
अपर सचिव, 
वित्त विभाग, 
बिहार , पटना । 

2. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या -6953, दिनांक 29.05.2018 के आलोक में एतद् संबंध पूर्व 
विभागीय अधिसूचना संख्या -1820 / एम 0, पटना, दिनांक 12.04.18 विलोपित मानी जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सुशील कुमार, अवर सचिव । 


3. 


4. 


- 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

13 अगस्त 2018 
सं 0 6 एस ० एस ०( 11) 02 / 16-2617 -बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-699 दिनांक 
29 अगस्त, 2016 द्वारा अधिसूचित बिहार विधान मण्डल द्वारा यथापारित अधिनियम "बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 
2016 " के नियम -10 के आलोक में नव गठित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के लिए प्रबंधन बोर्ड का गठन किया 
जाता है । यह प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक निकाय होगा, जिनके सदस्य निम्न प्रकार होंगे : 
क्र ० सं ० 

पदनाम 
( ) 

डा ० रामेश्वर सिंह, कुलपति 
(ii) 

प्रधान सचिव / सचिव , पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार या उसके 
नामनिर्देशिती; 


पद 
अध्यक्ष 


सदस्य 


बिहार गजट , 22 अगस्त 2018 


3 


क्र ० सं ० 


पदनाम 


पद 
सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


( iii ) 
(iv ) 
( v ) 
( vi) 
(vii) 
( viii) 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव , वित्त विभाग , बिहार सरकार या उसके नामनिर्देशिती ; 
प्रधान सचिव / सचिव , कृषि विभाग , बिहार सरकार या उसके नामनिर्देशिती; 
निदेशक , पशुपालन, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग , बिहार सरकार ; 
निदेशक , मत्स्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग , बिहार सरकार; 
निदेशक, गव्य विकास , पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार ; 
कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान एवं 
सहवद्ध विज्ञान के क्षेत्र से दो प्रख्यात , शिक्षाविद् 
(1) Dr Anil Kumar Srivastava , Chairman (Additional Charge ) and 

Member, Agricultural Scientists Recruitment Board , New 

Delhi. 
(2) Prof. (Dr ) Shiva Dhar Singh , Assistant Director General 

(Fisherier ) ICAR , New Delhi. 
राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला, विश्वविद्यालय की अधिकारिता से 
एक प्रगतिशील किसान ; 
Sri Niranjan Singh , Slo Sri Heera Prasad Singh , Vill 
P.O.- Singhiya , Distt.- Samstipur. 
राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशिष्ट कृषि उद्योगपति , 
Sri Sudhanshu Kumar, Vill -Kanchanpur, Bihta , Patna . 


सदस्य 


(ix ) 


सदस्य 


( x ) 


सदस्य 


( xi) 


सदस्य 


राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाने वाली एक उत्कृष्ट महिला सामाजिक 
कार्यकर्ताजिसकी ग्रामीण समुन्नति की पृष्टभूमि हो ; 
Dr. Usha Sharma, W/ o Dr. Ravi Bhushan Sharma, 
Mahatama Ghandhi 

Ghandhi Nagar, Kaanti Factory Road , 
Kankarbagh, Patna- 26 , ( Bihar).M.No.- 943021686 
( xii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा नामित शिक्षा या पशु विज्ञान से एक प्रतिनिधि , 

Dr. V.P. Singh , Director, National Institute of High 

Security Animal Diseases , Anand Nagar, Bhopal. 
( xiii ) | कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 

चक्रानुक्रम 

में 

एक निदेशक ; 
Dr. S.R.P. Sinha, DRI-cum -Dean PGS , BASU , Patna . 
( xiv ) | कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में एक डीन संकाय, 

सदस्य 
Dr. M.N. Singh , Dean , SGIDT, Patna. 
( xv ) | रजिस्ट्रार; 

कुलपति इस प्रबंधन बोर्ड के पदेन अध्यक्ष तथा कुल सचिव गैर सदस्य सचिव होंगे । 
पदेन सदस्यों से भिन्न बोर्ड के अन्य सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी । 
जब मृत्यु, त्यागपत्र या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से किसी सदस्य का पद रिक्त हो , तब उस 
रिक्ति की पूर्ति इस धारा के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और ऐसी रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उस 


सदस्य 


सदस्य 


2 . 


3 . 
4 . 


4 


5 . 


बिहार गजट , 22 अगस्त 2018 
अवधि तक पद धारण करेगा जिस अवधि तक वह व्यक्ति सदस्य रहता जिसके स्थान पर उसने पद की पूर्ति 
की हो । 
" बोर्ड का शाश्वत् उत्तराधिकार होगा एवं बोर्ड में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि मात्र के आधार पर 
बोर्ड की कोई कार्रवाई या कार्यवाही अमान्य नहीं होगी " 
बोर्ड की बैठक में बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी: परन्तु गणपूर्ति के अभाव में यदि 
बोर्ड की कोई बैठक स्थगित की जाती हो तो उसी कार्य के लिए बुलाई गई अगली बैठक के लिए किसी 
गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी । 
बिहार सरकार एवं विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को , जो बोर्ड के सदस्य हों , छोड़कर बोर्ड के अन्य सदस्य 
प्रबंधन बोर्ड द्वारा निश्चित मानदेय यथा विनिश्चित दैनिक भत्ता तथा यात्रा मानदेय एवं मानदेय के हकदार 


6 . 


7 . 


होंगे । 


8 . 


9 . 


विश्वविद्यालय का कोई भी पदाधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी उपधारा (2) के खंड ( v) से (ix ) तक के अधीन 
बोर्ड का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा । 
बोर्ड अपनी बैठक में विचारण के अधीन किसी विषय का अनुभव या विशेष जानकारी रखने वाले किसी व्यक्तिको 
परामर्श के प्रयोजनार्थ आमंत्रित कर सकेगा । वह व्यक्ति बैठक में अपने विचार रख सकता है या बोर्ड की 
कार्यवाही में अन्यथा भाग ले सकेगा, परन्तु वह मतदान अधिकार का हकदार नहीं होगा । ऐसा आमंत्रित व्यक्ति 

बैठक में उपस्थित होने के लिए यथा विहित भत्ते का हकदार होगा । 
10. सामान्यतः बोर्ड की बैठक कुलपति द्वारा नियत तिथि पर प्रत्येक तीन महीने में एक बार निश्चित रूप से होगी । 

तथापि कुलपति , जब कभी उचित समझें, बोर्ड के पाँच से अन्यून सदस्यों की लिखित एवं हस्ताक्षरित अपेक्षा पर, 
बोर्ड की विशेष बैठक बुला सकेंगे । 
प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

प्रस्ताव एवं प्रारूप में महामहिम राज्यपाल - सह - कुलाधिपति का अनुमोदन प्राप्त है । 
13. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा । 

महामहिम राज्यपाल के आदेश से , 
डा ० एन ० विजयलक्ष्मी , सचिव । 


। 


11. 
12. 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

3 जुलाई 2018 
सं 0 1 / रा.स्था. (स्थाना.) - 24/2018 सह. / 2128 --बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ -2 में अंकित 
निम्नांकित पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त स्तम्भ -5 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव से अगले 
आदेश तक दिया जाता है : 
क्र . पदाधिकारी का 

वर्तमान पदस्थापन ( अतिरिक्त 

अतिरिक्त प्रभार का पद 
सं . नाम / वरीयता / पदनाम 

प्रभार सहित ) 


गृह जिला 


1 


4 


3 
किशनगंज 


1. 


2 
श्री कविन्द्र नाथ ठाकुर , 
04 ( ख ) / 17 , 
सहायक निबंधक, स.स. 


प्रबंध निदेशक , जिला केन्द्रीय 
सहकारी बैंक लि ., पूर्णिया । 


5 
जिला सहकारिता पदाधिकारी, 

पूर्णिया । 
सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ. 

पूर्णिया । 
महाप्रबंधक, आई0 सी 0 डी 0 पी 0 , 

पूर्णिया । 
राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी , 
आई.सी.डी.पी., बिहार, पटना । 


2 . 


लखीसराय 


श्री कुमार 

शांत रक्षित , 
08 ( ख ) / 17, 
सहायक निबंधक, स.स. 


सहायक निबंधक, सहयोग 
समितियाँ ( बुनकर), बिहार, 

गुलजारबाग , पटना । 
(बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 
पटना में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 
कार्य संपादित करने का निदेश ) 
विशेष पदाधिकारी ( उपभोक्ता ), 

बिहार, पटना । 
( प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य 
हस्तकरघा बुनकर , को.फेड. लि ., 

पटना) 


3. 


जहानाबाद 


श्री शशि शेखर सिन्हा, 
10 ख ) / 17, 
सहायक निबंधक, स.स. 


प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सुगर 

कॉप.फेड. लि ., पटना । 
प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट 
कॉप.फेड.लि., पटना । 


बिहार गजट , 22 अगस्त 2018 


5 


4 . 


हजारीबाग 
( झारखंड ) 


सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, 

शेरघाटी । 


. 


श्री निकेश कुमार, 
44 ( ख ) / 17, 
सहायक निबंधक , स.स. 
श्री बीरेन्द्र शर्मा, 
53 ( ख ) / 17 , 
सहायक निबंधक , स.स. 


5 . 


पटना 


प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय 
सहकारी बैंक लि ., खगड़िया । 


जिला सहकारिता पदाधिकारी, 

गया । 
( सहायक निबंधक , स.स., गया ।) 
जिला सहकारिता पदाधिकारी, 

बेगूसराय । 
( सहायक निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, बेगूसराय / महाप्रबंधक, 
आई0 सी 0 डी 0 पी 0, बेगूसराय / जिला 

सहकारिता पदाधिकारी, 
खगड़िया / सहायक निबंधक , 
सहयोग समितियाँ, खगड़िया । ) 


2. श्री अरविन्द कुमार पासवान, सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ ( अवकाश / प्रशिक्षण रक्षित ) बिहार, पटना ( गृह 
जिला -पूर्णिया) को जिला सहकारिता पदाधिकारी - सह - सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सुपौल एवं प्रबंध निदेशक 
प्रस्तावित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि . के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ऋचा कमल, उप - सचिव । 


। 


1 


11 जून 2018 
सं0 1 / रा.स्था. (7 ) वेतन उत्क्रमण -13 / 2010 सह. - 1830 -- वित्त विभाग के संकल्प संख्या-630 दिनांक 21.01.2010 
एवं पत्रांक -3623 दिनांक 31.03.2010 तथा बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली -2011 में 
निहित प्रावधान के आलोक में बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के मूल कोटि के निम्न पदाधिकारियों को 04 वर्षों की 
सेवा पूरी करने एवं सेवा संपुष्टि के पश्चात पी.बी.- 3, ग्रेड पे -5400 / - में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -5 में अंकित तिथि 
से उत्क्रमित किया जाता है: 
क्र.सं. पदाधिकारी का नाम 

प्रथम नियुक्ति की सेवा संपुष्टि की पी.बी. - 3, ग्रेड पे -5400 में 
( वरियता कोटि क्रमांक ) 

तिथि तिथि 

अनुमान्यता की तिथि 
2 

3 4 

5 
1 . श्री सुभाष कुमार 

28.06.2007 25.01.2010 

28.06.2011 
41 ( ख ) / 17 
2. स्व . इंदीवर पाठक 

21.06.2007 10.07.2010 

21.06.2011 
42( ख ) / 17 
श्रीमती शशिबाला रावल 

21.06.2007 01.07.2011 

01.07.2011 
46 ( ख ) / 17 
4. श्री अरविन्द कुमार पासवान 30.06.2007 

15.09.2012 

15.09.2012 
50 ( ख ) / 17 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ऋचा कमल, उप - सचिव । 


3 . 


29 जून 2018 
सं 0 1 / रा.स्था.(स्थाना.)- 24/2018 सह. / 2088 -- बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ -2 में अंकित 
निम्नांकित पदाधिकारियों को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्तम्भ -4 से स्थानान्तरित कर स्तम्भ -5 में अंकित पद पर 
पदस्थापित करते हुए स्तम्भ -6 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है : 
क्र . पदाधिकारी का 

वर्तमान पदस्थापन नवपदस्थापित अतिरिक्त प्रभार का पद 
सं . नाम / वरीयता / पद 

( अतिरिक्त प्रभार सहित ) पद 


गृह जिला 


नाम 


1 


5 


2 
श्री मनोज 

कुमार 


3 
नालंदा 


1 . 


यथावत । 


शर्मा, 


4 
जिला सहकारिता 
पदाधिकारी - सह - सहायक 
निबंधक, स.स., 
लखीसराय । 


6 
जिला सहकारिता 
पदाधिकारी - सह - सहायक 
निबंधक, सहयोग समितियाँ, 

जमुई । 


06( ख) / 17, 
सहायक निबंधक, 
स.स. 


श्री संजय कुमार 


निबंधक , 


6 

बिहार गजट , 22 अगस्त 2018 
2 . भागलपुर जिला सहकारिता 

सहायक सहायक निबंधक, सहयोग 
मंडल पदाधिकारी - सह - सहायक निबंधक , 

समितियाँ, पुपरी । 
39( ख ) / 17 

निबंधक , सहयोग 

सहयोग 
सहायक निबंधक , 

समितियाँ, जमुई । समितियाँ, 
स.स. 

सीतामढी । 
3 . श्री शंभू सेन कुमार, 

पटना जिला सहकारिता 

सहायक 

जनसंपर्क पदाधिकारी, 
38( ख ) / 17 पदाधिकारी, पूर्णिया । 

बिहार , पटना । 
सहायक निबंधक, 

( सहायक निबंधक 

सहयोग 
स.स. 

सहयोग समितियाँ, समितियाँ 
पूर्णिया, महाप्रबंधक , ( अवकाश / प्रशिक्ष 
आई0 सी 0 डी 0 पी 0, पूर्णिया ) ण रक्षित ). 

बिहार , पटना । 
4 . श्री शिवशंकर 

पटना जिला सहकारिता 

सहायक 
कुमार, 

पदाधिकारी, हाजीपुर । 

निबंधक , 
63 ( ख ) / 17 , 

( सहायक निबंधक , सहयोग 
सहायक निबंधक , 

सहयोग समितियाँ , समितियाँ, 
हाजीपुर । 

बगहा । 
महाप्रबंधक , 
आई.सी.डी.पी. हाजीपुर, 

वैशाली ) 
2. स्तम्भ -2 में अंकित पदाधिकारियों के स्तम्भ -5 एवं स्तम्भ -6 में अंकित उच्चतर पद पर पदस्थापन होने स्थिति में 
वे अपने ही पद / वेतनमान में उक्त पद के प्रभारी समझे जायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ऋचा कमल , उप – सचिव । 


स.स. 


10 जुलाई 2018 
सं 0 08 / नि.को ( रा.)निग.- 104 / 2016-2245 -- श्री विक्रम कुमार झा , तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, 
नवादा, सम्प्रति व्याख्याता, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर के द्वारा अपने सेवा काल में पद का भ्रष्ट दूरूपयोग 
करते हुए आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप में निगरानी विभाग ( अन्वेषण ब्यूरो), पटना द्वारा श्री झा के विरूद्ध 
निगरानी थाना काण्ड संख्या -086 / 2016 दिनांक 05.09.2016, धारा 13(2)-सह - पठित धारा 13(1)(ई) भ्र.नि.अधि . 1988 के 
अंतर्गत दर्ज की गई है । निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार , पटना द्वारा उक्त काण्ड में दिनांक 20.09.2017 को पटना स्थित 
आवास से श्री झा को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी -1, पटना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहाँ से 
उन्हें न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना भेजे जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं 3538 दिनांक 
13.11.2017 के द्वारा दिनांक 20.09.2017 के प्रभाव से निलंबित किया गया है । 

कारागार से विमुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 08.01.2018 के पूर्वाह्न में श्री झा के द्वारा अपना योगदान विभागीय 
अधिसूचना सं . 3538 दिनांक 13.11.2017 के अनुपालन में संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना के 
कार्यालय में समर्पित किया गया है । सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली -2005 के नियम -9(3)(i) के अन्तर्गत इनका योगदान स्वीकृत किया जाता है । योगदान की तिथि से श्री झा 
निलंबन से मुक्त समझे जायेंगे । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र राम , उप - सचिव (निगरानी) । 


10 जुलाई 2018 
सं 0 8 / नि.को.( रा.)निग .- 109 / 2018-2244 -- श्री वीरेन्द्र कुमार , जिला सहकारिता पदाधिकारी - सह - महा प्रबंधक , 
आई.सी.डी.पी. , औरंगाबाद को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के घावादल द्वारा दिनांक 04.06.2018 को परिवादी श्री 
सुजीत कुमार से 1,50,000 / - (एक लाख पच्चास हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायित हिरासत में भेजा 
गया है । इस क्रम में श्री कुमार के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या -025 / 2018, दिनांक 06.06.2018 दर्ज किया गया है । 
श्री कुमार 48 घण्टों से अधिक अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा बेउर, पटना में निरूद्ध हैं । 

2- उक्त के आलोक में लोकहित में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली -2005 के 
नियम -9 (2) ( क ) के तहत श्री कुमार को दिनांक 04.06.2018 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

3- निलंबन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के 
नियम 10(3) के तहत उन्हें नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उनके प्राधिकार पत्र के आधार पर उनके द्वारा 
नामांकित आश्रित को किया जा सकेगा । ऐसे जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उसी स्थापना द्वारा किया जायेगा, जहाँ ये 
कारावास में जाते समय पदस्थापित थे। कारावास से मुक्त होने के पश्चात इनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त निबंधक, 


बिहार गजट , 22 अगस्त 2018 


7 


सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल , गया निर्धारित किया जाता है । जहाँ ये अपना योगदान समर्पित करेंगे एवं विभाग को भी 
सूचित करेंगे । 

4- उक्त के क्रम में श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियमों के तहत अलग से की जायेगी । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र राम , उप - सचिव (निगरानी ) । 


2. 


10 जुलाई 2018 
सं0 08 / नि.को. (रा .)निग . - 104 / 2016-2246 -- श्री विक्रम कुमार झा , तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी , 
नवादा सम्प्रति व्याख्याता, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र , पूसा, समस्तीपुर के द्वारा अपने सेवा काल में पद का भ्रष्ट दुरूपयोग 
करते हुए आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के आरोप में निगरानी विभाग ( अन्वेषण ब्यूरो), पटना द्वारा श्री झा के विरूद्ध 
निगरानी थाना काण्ड संख्या -086 / 2016 दिनांक 05.09.2016, धारा -13 ( 2)-सह - पठित धारा -13 (1 ) ( ई) भ्र.नि.अधि. 1988 
के अंतर्गत दर्ज की गई है । निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार , पटना द्वारा उक्त काण्ड में दिनांक 20.09.2017 को पटना स्थित 
आवास से श्री झा को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी -1, पटना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहाँ से 
उन्हें न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना भेजा गया । 

विभागीय अधिसूचना संख्या -3538 दिनांक 13.11.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के नियम 9 ( 2)( क ) के तहत श्री झा को दिनांक 20.09.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया 
गया था । कारागार से मुक्त होने के पश्चात् दिनांक 08.01.2018 को इनके योगदान समर्पित किये जाने के फलस्वरूप 
विभागीय अधिसूचना संख्या 2245 दिनांक 10.07.2018 द्वारा इनके योगदान को स्वीकृत करते हुए निलंबन से मुक्त किया 
गया । 

परन्तु चूँकि श्री झा के विरूद्ध आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के मामले में निगरानी थाना काण्ड संख्या 
086/2016, दिनांक 05.09.2016, धारा 13 ( 2) -सह - पठित धारा 13 (1)(ई.) भ्र.नि. अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दर्ज है तथा 
इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है । अतः इनका निलंबन कार्यहित में आवश्यक है ताकि जाँच कार्यों में व्यवधान 
उत्पन्न नहीं हो । 

अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क ) तथा 9 ( 1) ( ग ) 
के अन्तर्गत उन्हें अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है । 

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ का कार्यालय, पटना प्रमंडल , पटना निर्धारित 
किया जाता है । 

निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा । 
यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 
इसमें माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र राम, उप - सचिव (निगरानी) । 


3 . 


4 . 


5 . 


25 जुलाई 2018 
सं0 08 / नि.को.( रा.)विभागीय -704 / 2014-2484 -- श्री अशोक कुमार रजक , तत्कालीन प्रबंध निदेशक , केन्द्रीय 
सहकारी बैंक लि ., बेतिया सम्प्रति संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर के विरूद्ध उक्त पदस्थापन 
काल में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत् खरीफ मौसम वर्ष, 2009 में गैर ऋणी कृषकों के फसल बीमा योजना के 
कार्यान्वयन में विभागीय निदेशों एवं फसल बीमा मार्गदर्शिका की अवहेलना एवं अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही / चूक बरते 
जाने के आरोप पर आरोप पत्र गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक -2149 दिनांक 30.05.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही 
संचालित की गई थी । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम एवं श्री रजक से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की सम्यक् 
समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त श्री रजक के विरूद्ध फसल बीमा कार्य के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने एवं बीमा 
नियमों का उल्लंघन करते हुए अयोग्य कृषकों का चयन एवं विभागीय अधिसूचना एवं संकल्प में निहित प्रावधानों के उल्लंघन 
का आरोप प्रमाणित है । जिसके लिए वे दोषी है । 

अतः प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अशोक कुमार रजक, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., बेतिया 
सम्प्रति संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर को एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने एवं 
भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी का दण्ड संसूचित किया जाता है एवं इसके साथ ही विभागीय कार्यवाही समाप्त किया 
जाता है । 
इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र राम , उप - सचिव (निगरानी) । 


8 


बिहार गजट , 22 अगस्त 2018 

13 जुलाई 2018 
सं 0 08 / नि.को.(रा.)विभागीय -718 / 2017-2297 -- श्री कृष्णकांत शर्मा, तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 
सहयोग समितियाँ, भागलपुर सम्प्रति जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , सहयोग समितियाँ, सीवान को सृजन महिला सहयोग समिति 
लि ., सबौर , भागलपुर के अंकेक्षण कार्य में पदीय दायित्व के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता, आदेशोल्लंघन एवं 
अनुशासनहीनता के आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के 
नियम -9(1)( क ) के तहत अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में श्री शर्मा का मुख्यालय संयुक्त निबंधक ( अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सारण प्रमण्डल, छपरा 
का कार्यालय निर्धारित किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में श्री शर्मा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के 
नियम -10 में निहित प्रावधानों के तहत संबंधित स्थापना से नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा । 
4. इसमें माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग , बिहार , पटना का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र राम, उप - सचिव (निगरानी) । 


29 जून 2018 
सं 0 1 / रा.स्था.(स्थाना.)- 24/2018 सह. / 2086 --बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ -2 में अंकित 
निम्नांकित पदाधिकारियों को स्तम्भ -4 में पदस्थापित करते हुए स्तम्भ -5 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव 
से अगले आदेश तक सौंपा जाता है : 
क्र . पदाधिकारी का गृह 

वर्तमान पदस्थापन 

नवपदस्थापित पद अतिरिक्त प्रभार का पद 
सं . नाम / वरीयता / पदनाम जिला ( अतिरिक्त प्रभार सहित ) 


1 


4 


6 


1 . 


2 
श्री मुकुल कुमार 
सिन्हा,05( क ) / 17, 
संयुक्त निबंधक , स.स. 


5 
संयुक्त निबंधक , 
स.स., सारण , 

छपरा । 


3 
समस्तीपुर | संयुक्त निबंधक , सहयोग 

समितियाँ (पणन) बिहार, 
पटना । ( संयुक्त निबंधक , 
सहयोग समितियाँ, पटना 

प्रमंडल, पटना संयुक्त 
निबंधक , सहयोग समितियाँ , 

सारण प्रमंडल , छपरा) 
पटना संयुक्त निबंधक, सहयोग 
समितियाँ, मगध प्रमंडल, 

गया 
( सहायक निबंधक , सहयोग 

समितियाँ, गया ) 


2. 


श्री कृष्णा चौधरी 


14 ( क ) / 17, 
उप निबंधक , स.स. 


जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, 
औरंगाबाद / महाप्रबंधक, 

आई 0 सी 0 डी 0 पी 0, 

औरंगाबाद / सहायक 
निबंधक, सहयोग समितियाँ , 

औरंगाबाद । 


3 . 


पूर्णियाँ 


श्री दिनेश कुमार, 
03 ( ख ) / 17, 
सहायक निबंधक, स.स. 


जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, 
किशनगंज । 


4 . 


श्री कविन्द्र नाथ ठाकुर, किशनगंज 
04( ख ) / 17 , 
सहायक निबंधक, स.स. 


सहायक निबंधक, सहयोग 

समितियाँ 
( अवकाश / प्रशिक्षण रक्षित ), 

बिहार, पटना 
जिला सहकारिता 
पदाधिकारी - सह - सहायक 
निबंधक, सहयोग समितियाँ. 

अररिया । 
( महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी. 

अररिया ।) 
जन - सम्पर्क पदाधिकारी, 

बिहार, पटना । 

( राज्य अनुश्रवण 
पदाधिकारी, आई.सी.डी.पी., 

बिहार, पटना ) 


प्रबंध निदेशक , 
जिला केन्द्रीय 
सहकारी बैंक लि ., 

पूर्णियाँ । 


5 . 


मुंगेर 


श्री अखिलेश कुमार , 
05( ख ) / 17 , 
सहायक निबंधक, स.स. 


जिला सहकारिता 
पदाधिकारी , 
बक्सर । 


सहायक निबंधक, सहयोग 

समितियाँ, 
बक्सर / सहायक निबंधक, 
सहयोग समितियाँ, 

डुमराँव । 


बिहार गजट , 22 अगस्त 2018 


9 


नवपदस्थापित पद 


अतिरिक्त प्रभार का पद 


क्र . 

पदाधिकारी का 
सं . नाम / वरीयता / पदनाम 


गृह 
जिला 


वर्तमान पदस्थापन 
( अतिरिक्त प्रभार सहित ) 


1 


3 
नालंदा 


6 . 


2 
श्री मनोज कुमार शर्मा, 
06 ( ख ) / 17, 
सहायक निबंधक , स.स. 


, 


4 
जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, बेगूसराय । 
( महाप्रबंधक , आई.सी.डी.पी. 

बेगूसराय) 
उप निबंधक , सहयोग 
समितियाँ (मु .), बिहार, 

पटना 
( प्रबंध निदेशक , धुरद ) 


7 . 


सीवान 


श्री बिनोद, 
07( ख ) / 17, 
सहायक निबंधक, स.स. 


5 

6 
जिला सहकारिता 
पदाधिकारी - सह 
सहायक निबंधक , 
स.स., 

लखीसराय । 
प्रबंध निदेशक, जिला सहकारिता 
जिला केन्द्रीय पदाधिकारी, मधुबनी । 
सहकारी बैंक लि ., सहायक निबंधक, स.स., 
रहिका, मधुबनी । 

मधुबनी । 
सहायक निबंधक, स.स., 

बेनीपट्टी । 
सहायक निबंधक, स.स., 

झंझारपुर । 
जिला सहकारिता 
पदाधिकारी - सह - सहायक 
निबंधक, स.स., सुपौल । 
प्रस्तावित – प्रबंध निदेशक , 
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक 

लि ., सुपौल । 
सहायक निबंधक, स.स., 

बीरपुर । 
सहायक निबंधक , स.स., 

त्रिवेणीगंज । 
जिला सहकारिता महाप्रबंधक, 
पदाधिकारी - सह आई.सी.डी.पी., अररिया । 
सहायक निबंधक, 
स.स., अररिया । 
जिला सहकारिता सहायक निबंधक , स.स., 
पदाधिकारी , 

सहरसा । 
सहरसा । 


8 . 


पटना 


श्री सैयद सरवर हुसैन , 
19( ख ) / 17 , 
सहायक निबंधक , स.स. 


सहायक निबंधक, सहयोग 
समितियाँ ( हस्तकरघा), 

बिहार , पटना । 


9 . 


श्री सैयद मशरूख 


, 


पश्चिमी 
चम्पारण 


आलम, 


प्रबंध निदेशक, दी 
पाटलीपुत्रा जिला केन्द्रीय 
सहकारी बैंक लि ., पटना । 


10 . 


20 ( ख ) / 17, 
सहायक निबंधक , स.स. 
श्री संजय कुमार , 
27 ( ख ) / 17 , 
सहायक निबंधक, स.स. 


नालंदा 


सहायक अनुश्रवण 
पदाधिकारी, राज्य अनुश्रवण 
पदाधिकारी का कार्यालय , 

बिहार, पटना । 


प्रबंध निदेशक, 
जिला केन्द्रीय 
सहकारी बैंक लि . 
नेशनल, बेतिया । 


जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, बेतिया । 
सहायक निबंधक, स.स., 


बेतिया । 


11 . 


श्री विकास कुमार 
बरियार , 
28 ( ख ) / 17 , 
सहायक निबंधक , स.स. 


प्रबंध निदेशक , 
जिला केन्द्रीय 
सहकारी बैंक लि ., 

भागलपुर । 


महाप्रबंधक, 
आई.सी.डी.पी., बेतिया । 
जिला सहकारिता 
पदाधिकारी , बाँका । 
सहायक निबंधक, स.स., 


बाँका । 


औरंगाबाद उप महाप्रबंधक, बिहार 

स्टेट को - ऑपरेटिव बैंक 

लि ., पटना । 
( सहायक निबंधक , सहयोग 

समितियाँ 
(अवकाश / प्रशिक्षण रक्षित ), 

बिहार, पटना) 
मुंगेर प्रबंध निदेशक , दी नेशनल 
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक 

लि ., बेतिया । 
(जिला सहकारिता पदाधिकारी, 

प, चम्पारण , बेतिया । 


सहायक निबंधक , स.स., 

भागलपुर । 


12. 


श्री प्रभाकर कुमार , 
36 ( ख ) / 17 , 
सहायक निबंधक, स.स. 


प्रबंध निदेशक, 
जिला केन्द्रीय 
सहकारी बैंक लि ., 

रोहतास , 
सासाराम । 


जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, रोहतास, 

सासाराम । 
सहायक निबंधक , स.स., 

सासाराम । 


10 


बिहार गजट , 22 अगस्त 2018 


नवपदस्थापित पद 


अतिरिक्त प्रभार का पद 


क्र . 

पदाधिकारी का 
सं . नाम / वरीयता / पदनाम 


गृह 
जिला 


वर्तमान पदस्थापन 
( अतिरिक्त प्रभार सहित ) 


6 
सहायक निबंधक, स.स., 

बिक्रमगंज । 


स.स., 


सहायक निबंधक, स.स. 

( अवकाश / प्रशिक्षण 
रक्षित ), बिहार, पटेना । 


सहायक निबंधक, स.स., 

गया । 


1 2 3 4 

5 
सहायक निबंधक , स.स., 

बेतिया । 
सहायक निबंधक, स.स., 

बगहा । 
महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी. , 

बेतिया ) 
13. श्री रामाश्रय राम, 

बक्सर प्रबंध निदेशक , जिला जिला सहकारिता 
37 ( ख ) / 17 , 

केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., पदाधिकारी - सह 
सहायक निबंधक , स.स. 

खगड़िया । 

सहायक निबंधक, 

कैमूर, 

भभुआ । 
14. श्री सुभाष कुमार, शिवहर प्रबंध निदेशक , जिला 

सहायक अनुश्रवण 
41( ख ) / 17 , 

केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., पदाधिकारी, राज्य 
सहायक निबंधक, स.स. 

भागलपुर । 

अनुश्रवण 
( सहायक निबंधक , स.स., 

पदाधिकारी का 
भागलपुर ) 

कार्यालय, बिहार, 

पटना । 
15. श्री निकेश कुमार , 

हजारीबाग प्रबंध निदेशक , जिला जिला सहकारिता 
44 ( ख ) / 17 . 

( झारखंड) | केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., पदाधिकारी, गया । 
सहायक निबंधक , स.स. 

सासाराम - भभुआ, 

सासाराम । 
16. श्रीमती शशिबाला गोपालगंज उप महाप्रबंधक, बिहार प्रबंध निदेशक, 
रावल, 

स्टेट को - ऑपरेटिव बैंक जिला केन्द्रीय 
46 ( ख ) / 17 , 

लि ., पटना । 

सहकारी बैंक लि ., 
सहायक निबंधक, स.स. 

नालंदा, 

बिहारशरीफ । 
17. | मो . शहनवाज आलम , नालंदा प्रबंध निदेशक, जिला 
47 ( ख ) / 17. 

केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., 
सहायक निबंधक, स.स. 

मुंगेर - जमुई, मुंगेर (जिला 

सहकारिता 
पदाधिकारी - सह - निबंधक , 
स.स., 

लखीसराय ) 
18. श्री अजय कुमार 

दरभंगा प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय जिला सहकारिता 
भारती, 

सहकारी बैंक लि ., रहिका, पदाधिकारी, 
49 ( ख ) / 17, 

मधुबनी । 

समस्तीपुर । 
सहायक निबंधक , स.स. 

(जिला सहकारिता पदाधिकारी, 

मधुबनी । 
सहायक निबंधक , स.स., 

मधुबनी । 
सहायक निबंधक , स.स., 

बेनीपट्टी। 
सहायक निबंधक , स.स., 

झंझारपुर ) 
19. श्री अरविन्द कुमार पूर्णियाँ जिला सहकारिता 

सहायक निबंधक 
पासवान , 

पदाधिकारी, सहरसा । सहयोग समितियाँ, 
50 ( ख ) / 17, 

( सहायक निबंधक, सहयोग ( अवकाश / 
सहायक निबंधक, स.स. 

समितियाँ, सहरसा । 

प्रशिक्षण रक्षित), 
प्रबंध निदेशक, प्रस्तावित बिहार , पटना । 
जिला केन्द्रीय सहकारी 


जिला सहकारिता 

पदाधिकारी , 
मुंगेर / सहायक निबंधक , 

स.स. , मुंगेर । 


सहायक निबंधक, स.स., 

समस्तीपुर । 
सहायक निबंधक, स.स. , 

दलसिंहसराय । 
सहायक निबंधक , स.स., 

रोसड़ा । 
सहायक निबंधक, स.स., 


पटोरी । 


बिहार गजट , 22 अगस्त 2018 


11 


नवपदस्थापित पद 


अतिरिक्त प्रभार का पद 


क्र . 

पदाधिकारी का 
सं . नाम / वरीयता / पदनाम 


गृह 
जिला 


वर्तमान पदस्थापन 
( अतिरिक्त प्रभार सहित ) 


1 2 3 4 5 

6 
बैंक लि ., सुपौल ) 
20 . श्री नयन प्रकाश, 

सीवान जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला सहकारिता सहायक निबंधक, सहयोग 
51 ( ख ) / 17 , 

समस्तीपुर । पदाधिकारी, पूर्वी 

समितियाँ, 
सहायक निबंधक, स.स. ( सहायक निबंधक , सहयोग चम्पारण 

मोतिहारी / सहायक 
समितियाँ समस्तीपुर । ( मोतिहारी) । निबंधक, सहयोग 
सहायक निबंधक , सहयोग 

समितियाँ, 
समितियाँ दलसिंहसराय । 

सिकरहना । / महाप्रबंधक , 
सहायक निबंधक, सहयोग 

आई0 सी 0 डी 0 पी 0, 
समितियाँ रोसड़ा । 

मोतिहारी । 
सहायक निबंधक, सहयोग 

समितियाँ पटौरी । 
जिला सहकारिता पदाधिकारी, 

खगड़िया । 
सहायक निबंधक, सहयोग 

समितियाँ, खगड़िया । 
सहायक निबंधक, सहयोग 

समितियाँ, बेगुसराय । 
महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी., 

खगड़िया ) 
21. | श्री बीरेन्द्र शर्मा, 

पटना 

जिला सहकारिता जिला सहकारिता सहायक निबंधक, सहयोग 
53 ( ख ) / 17, 

पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण , 

पदाधिकारी, 

समितियाँ, 
सहायक निबंधक, स.स. 

मोतीहारी । 

बेगूसराय । बेगूसराय / महाप्रबंधक , 
( सहायक निबंधक, सहयोग 

आई0 सी 0 डी 0 पी 0, 
समितियाँ मोतीहारी । 

बेगूसराय / जिला 
सहायक निबंधक, सहयोग 

सहकारिता पदाधिकारी, 
समितियाँ सिकरहाना । 

खगड़िया / सहायक 
महाप्रबंधक , आई.सी.डी.पी., 

निबंधक, सहयोग 
मोतीहारी) 

समितियाँ, खगड़िया । 
22. श्री बकारूत जमा , 

बक्सर 

सहायक निबंधक, सहयोग प्रबंध निदेशक , सहायक निबंधक, स.स. 
56( ख ) / 17, समितियाँ, सासाराम । जिला केन्द्रीय 

( अवकाश / प्रशिक्षण 
सहायक निबंधक, स.स. 

( सहायक निबंधक , सहकारी बैंक लि ., रक्षित), बिहार, पटना । 
सहयोग समितियाँ, पाटलीपुत्रा, पटना । 

विक्रमगंज । 
जिला सहकारिता 
पदाधिकारी - सह - सहायक 
निबंधक, स.स. भभुआ । 
महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी. 

कैमूर । 
जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, रोहतास , 

सासाराम) 
2. स्तम्भ -2 में अंकित पदाधिकारियों के स्तम्भ -5 एवं स्तम्भ -6 में अंकित उच्चतर पद पर पदस्थापन होने स्थिति में 
वे अपने ही पद / वेतनमान में उक्त पद के प्रभारी समझे जायेंगे । 

3. स्तम्भ -2 के क्रमांक -4 पर अंकित पदाधिकारी का स्थानान्तरण / पदस्थापन उनके अभ्यावेदन के आलोक में होने 
के कारण उन्हें स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ऋचा कमल, उप - सचिव । 


12 


बिहार गजट , 22 अगस्त 2018 


29 जून 2018 
सं0 1 / रा.स्था.(स्थाना.) - 24/2018 सह. / 2087 -- बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ -2 में अंकित 
निम्नांकित पदाधिकारियों को स्तम्भ -4 से स्थानान्तरित कर स्तम्भ -5 में अंकित पद पर पदस्थापित करते हुए स्तम्भ -6 में 
अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है 
पदाधिकारी का 

वर्तमान पदस्थापन 

नवपदस्थापित पद 

अतिरिक्त प्रभार का 
सं . | नाम / वरीयता / पदनाम ( अतिरिक्त प्रभार सहित ) 

पद 


: 


क्र . 


गृह जिला 


1 


3 


4 


1 . 


सहरसा 


2 
श्री बिरेन्द्र ठाकुर, 
12( क ) / 17 , 
उप निबंधक, स.स. 


5 
संयुक्त निबंधक , स.स., 
पटना प्रमंडल, पटना । 


प्रबंध निदेशक, जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., 

पूर्णियाँ । 
(जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, किशनगंज ) 


6 
प्रबंध निदेशक , 

बिहार राज्य 
हस्तकरघा बुनकर , 
कॉप.फेड. लि .. 

पटना । 
उप निबंधक , 
सहयोग समितियाँ 
( मु .), बिहार, पटना । 

सहायक निबंधक , 
सहयोग समितियाँ, 

शेखपुरा । 


2 . 


पश्चिमी 
चम्पारण 


जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, शेखपुरा । 


श्री यतीन्द्र किशोर 
कुशवाहा , 
12( ख ) / 17, 
सहायक निबंधक , स.स. 
श्री पारसनाथ प्रसाद, 
18( ख ) / 17, 
सहायक निबंधक , स.स. 


जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, गया । 
( सहायक निबंधक , सहयोग 

समितियाँ, शेरघाटी ) 
सहायक निबंधक, सहयोग 

समितियाँ 
( अवकाश / प्रशिक्षण 
रक्षित),बिहार, पटना । 


3 . 


गोपालगंज 


, 


प्रबंध निदेशक , जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 
लि ., सीतामढ़ी । 


जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, 

सीतामढ़ी । 
जिला सहकारिता 
पदाधिकारी - सह - स 
हायक निबंधक, 
सहयोग समितियाँ , 

शिवहर । 
सहायक निबंधक 
सहयोग समितियाँ, 

सीवान । 


4 . 


दरभंगा 


श्री संतोष कुमार झा , 
21 ( ख ) / 17, 
सहायक निबंधक, स.स. 


जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, सीवान । 


5 . 


मुंगेर 


श्री ललन कुमार 
शर्मा,24( ख ) / 17, 
सहायक निबंधक, स.स. 


जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, 
मुजफ्फरपुर । 


सहायक अनुश्रवण 
पदाधिकारी, राज्य 
अनुश्रवण पदाधिकारी का 
कार्यालय, बिहार, पटना । 

प्रबंध निदेशक , जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., 

सीतामढ़ी । (जिला 
सहकारिता पदाधिकारी, 
सीतामढी ।सहायक निबंधक, 

सहयोग समितियाँ, 
सीतामढ़ी |जिला सहकारिता 
पदाधिकारी - सह - सहायक 

निबंधक , सहयोग 
समितियाँ , शिवहर ) 
प्रबंध निदेशक, जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., 

बिहार शरीफ । 


सहायक निबंधक 
सहयोग समितियाँ, 
मुजफ्फरपुर पूर्वी । 
सहायक निबंधक 
सहयोग समितियाँ, 
मुजफ्फरपुर 
पश्चिमी । 


6 . 


रोहतास 


श्री विजय कुमार 
सिंह ,26( ख ) / 17 , 
सहायक निबंधक, स.स. 


प्रबंध निदेशक, जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 
लि ., वैशाली (हाजीपुर ) । 


जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, वैशाली 

( हाजीपुर) । 
सहायक निबंधक , 
सहयोग समितियाँ 

हाजीपुर । 
महाप्रबंधक 
आई0 सी 0 डी 0 पी 0 , 


वैशाली । 


बिहार गजट , 22 अगस्त 2018 


13 


2. स्तम्भ -2 में अंकित पदाधिकारियों के स्तम्भ -5 एवं स्तम्भ -6 में अंकित उच्चतर पद पर पदस्थापन होने स्थिति में 
वे अपने ही पद / वेतनमान में उक्त पद के प्रभारी समझे जायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ऋचा कमल, उप - सचिव । 


। 


17 जुलाई 2018 
सं 0 1 / सह राज.स्था.(स्थाना.)- 56 / 2013 / 2335 - श्री शंभू सेन कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ 
( अवकाश / प्रशिक्षण रक्षित), बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार जनसंपर्क पदाधिकारी, बिहार , पटना) को अपने कार्यों के अतिरिक्त 
प्रबंध निदेशक , धु.र.द., सहकारी समिति , बिहार , पटना का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक दिया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ऋचा कमल , उप - सचिव । 


| 


26 अप्रील 2018 
सं 0 1 / सह.राज.स्था (स्थाना.) - 04 / 2015 / 1344-- श्री चन्द्रशेखर सिंह (वरीयता क्रमांक -06 ( क) / 17 , गृह 
जिला - सीवान), संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा को प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि ., 
पटना के पद पर तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री मुकुल कुमार सिन्हा ( वरीयता क्रमांक -5 (क ) / 17, गृह जिला - समस्तीपुर), संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ 
( पणन), बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना) को अपने कार्यों के 
अतिरिक्त संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल , छपरा का अतिरिक्त प्रभार तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश 
तक दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

ऋचा कमल , उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 22-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


14 


बिहार गजट , 22 अगस्त 2018 


भाग -2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


सहकारिता विभाग 


शुद्धि - पत्र 

18 जुलाई 2018 
सं0 1 / रा.स्था.(स्थाना.)- 24/2018 सह.- 2358 - अधिसूचना संख्या-2086 दिनांक 29.06.2018 में लिखित “बिहार 
सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ -2 में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को स्तम्भ -4 में पदस्थापित करते हुए 
स्तम्भ -5 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार " के स्थान पर "बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ -2 में अंकित 
निम्नांकित पदाधिकारियों को स्तम्भ -4 से स्थानांतरित कर स्तम्भ -5 में पदस्थापित करते हुए स्तम्भ -6 में अंकित पद का 
अतिरिक्त प्रभार " पढ़ा एवं समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
ऋचा कमल, उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 22-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 22 अगस्त 2018 


15 


बिहार गजट 


का 


पूरक( अ 0) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं 0 एल / एच ० जी०- 2004 / 2012-7481 


गृह विभाग 


(विशेष शाखा) 


संकल्प 


14 अगस्त 2018 


श्री दिलीप कुमार , तत्कालीन जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सहरसा ( अतिरिक्त प्रभार , सुपौल ) के विरूद्ध 
कर्त्तव्यहीनता, नियंत्रणहीनता, आदेशोलंघन एवं स्वेच्छाचारिता बरतने संबंधी मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के 
पत्रांक -124, दिनांक 14.06.2012 के द्वारा आरोप प्रारूप प्राप्त हुआ, जिस पर विभागीय ज्ञापांक -15022 , दिनांक 13.12.2012 
द्वारा श्री कुमार से लिखित बयान की मांग की गयी । 

2. श्री कुमार द्वारा अपने पत्रांक -01 / गो ०, दिनांक 01.01.2013 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में आरोप स्वीकार नहीं करने 
एवं साक्षात सुनवाई करने के अनुरोध के आलोक में सम्यक विचारोपरांत मामले की जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक -674, दिनांक 
23.01.2013 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई । इस हेतु प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल , सहरसा 
को संचालन पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सहरसा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त 


। 


किया गया । 

3. संचालन पदाधिकारी के ज्ञापांक -516, दिनांक 06.03.2018 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोपों को प्रमाणित 
बताया गया । अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम -18(3) के तहत 
विभागीय पत्रांक -2782, दिनांक 05.04.2018 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन श्री कुमार को भेजते हुए लिखित अभ्यावेदन की मांग 
की गई । 

4. उपरोक्त के प्रसंग में श्री कुमार द्वारा अपने पत्रांक -923 , दिनांक 30.05.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन पर अपना 
अभ्यावेदन समर्पित किया गया । 


16 


बिहार गजट , 22 अगस्त 2018 


5. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन की 
समीक्षा में यह पाया गया कि प्रमाणित आरोपों के बचाव में उनके द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस प्रकार 
लिखित बचाव अभिकथन में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के आधार पर आरोपों की प्रमाणिकता यथावत रही । 

6. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन जिला समादेष्टा , 
बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सहरसा ( अतिरिक्त प्रभार, सुपौल ) सम्प्रति जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सुपौल को बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम -14 में वर्णित प्रावधानों के तहत दो वेतन वृद्धि 
असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड संसूचित की जाती है । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इस 
प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
उमेश प्रसाद रजक, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 22-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


